वो पतियों का भी पाती है श्री कृष्ण आत्मा का पति है पति को रक्षा करता है संसारी
पति क्या रक्षा करेगा विचार ये तो अपनी रक्षा नहीं कर सकता मर जाता है बीमार होता
है हजार कर्मों के बंधन में बंधा है त्रिगुण में त्रिकर्म में त्रिदोष में पंच
क्लेश में हे तो वो पति जो है वो हमारे बंधन को काट सकता है हमारी रक्षा कर सकता
है और करता है हम उससे प्रार्थना करें तो और अच्छा करेगा तो उस पति के लिए आप लोगो
को व्रत करना चाहिए व्रत माने क्या उपवास करते हैं लोग तो जैसे संसारी पति के लिए
उपवास करते हैं आप लोग और शंकर जी की भक्ति करते हैं पार्वती की भक्ति करते हैं
ऐसे परमपति के प्रति हमको वो उपवास वो, भक्ति शंकर जी की करनी है शंकर जी सब
भक्तों में टॉप पर है भागवत कहती है समस्त वैष्णव में भगवान शंकर सर्व श्रेष्ठ है
श्री कृष्ण भक्त उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे परमपति श्री कृष्ण प्रसन्न रहे
खुश रहे उनकी उम्र बढे, अनंत में और 10, 20 साल प्लस हो जाये और सदा मुस्कुराते
रहे खेलते रहे ये सब कामना करते हुए उपासना कीजिए यही सबसे बड़ी करवा चौथ मनाने की
बात होगी
